रजिस्ट्री स. डी एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


11 . 


ATLIBRARY 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


ENTRALA 


भागा - खण्ड ३ ---उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 Sub-section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 406 ] 
No. 4061 


नई दिल्ली, मंगलवार, जून 19, 2001 / ज्येष्ठ 29 , 1923 
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19 , 2001/JYAISTHA 29, 1923 


- 


- 


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 जून, 2001 


का . आ . 536( अ ). - - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का . 
प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग - 8 के 
अहमदाबाद- मुंबई खंड में 261/ 2किलोमीटर से 261/4 किलोमीटर के 
बीच जिसके अंतर्गत 259/ 4 किलोमीटर से 263/ 4 किलोमीटर तक 
इसके पहुँचमार्ग भी हैं , लेबल क्रासिंग के बदले पुल के ऊपर राष्ट्रीय 
राजमार्ग अर्थात् चार लेन की सड़क के भाग का उपयोग (जिसे इसमें 
आगे पुल कहा गया है ) करने के लिए यांत्रिक यानों पर फीस उद्गृहीत 
और संदत की जाएगी तथा मुख्य इंजीनियर ( राष्ट्रीय राजमार्ग ) सड़क 
और भवन विभाग या संबद्ध सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के 
माध्यम से दिनांक 7 सितम्बर , 2000 की तत्कालीन जल भूतल परिवहन 
मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजमार्गविभाग ) अधिसूचना सं . का . आ . 
816 ( अ ) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर 17 जून, 2002 तक फीस 
संग्रहीत करने और राष्ट्रीय राजमार्ग ( राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके खंड और 
स्थायी पुल के उपयोग के लिए फीस - लोक वित्त पोषित परियोजना ) 
नियम, 1997 के अनुसार विप्रेषित करने के लिए गुजरात सरकार को 
प्राधिकृत करती है । 


MINISTRY OFROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th June, 2001 
S. 0 . 536 ( E).- - In exercise of the powers conferred 
by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 
1956 ), the Central Government hereby notifies that there 
shall be levied and paid fees on mechanical vehicles, for 
the use of the part of the National Highway i.e. four lane 
road over bridge in lieu of level crossing between km . 
261/ 2 to km261/ 4 including its approaches fromkm. 259/ 4 
to km . 263 /4 in Ahmedabad Mumbai section of NH - 8 (here 
inafter referred as the bridge ) and hereby authorises the 
Government ofGujarat acting through the Chief Engineer 
(National Highways ), Roads and Building Department or a 
person authorized by that Government to continue to col 
lect fees at the rates specified in the Schedule to the notifi 
cation of the Government of India in the erstwhile Ministry 
of Surface Transport (Department ofRoad Transport and 
Highways) No. $ .0 . 816 (E ), dated 7th September, 2000 up 
to 17th day of June, 2002 and remit the fec in accordance 
with the provisions of the NationalHighways (Fees for the 
Use of National Highway, Section and PermanentBridge 
Public Funded Project) Rules , 1997. 

[ No. RW/ NH -15013/1/94- Vol .III - NH-4 ] 

___ S. C . SHARMA, Director General 
(Road Development) and Addl. Secy . 


[ सं. आर डब्ल्यू / एन एच - 15013/ 1/ 94 - भाग -III - एनएच - 4 ] 
एस . सी . शर्मा, महानिदेशक ( सड़क विकास ) एवं अपर सचिव 


1889GI/ 2001 


by 


" 


of 


